PART I ] 


HARYANA GOVT GAZ., JULY 25, 2000 SRVN 3, :922 SAKA) 


475 


लोक निर्माण विभाग, 


भवन तथा मार्ग शाखा, जीन्द 

वृत 


दिनांक 8 मई , 2000 


क्रमांक 846. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल यह अनुभव करते हैं कि भूमि सरकार द्वारा सार्वजनिक खर्च पर किसी 
सार्वजनिक प्रयोजन नामतः बाबत रीकन्सटैक्टींग निर्माण हांसी -जीन्द रोड़ से गांव सिसाय लिंक रोड़ तहसील हांसी जिला हिसार करने के 
लिये अपेक्षित है, एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्ट विवरण में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिये अपेक्षित है । 

यह घोषणा , 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा-4 के उपलब्ध के अधीन उन सभी व्यश्तियों को जारी की जाती 
है जो इनके सम्बन्धित हो सकते हैं । 

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस समय इस कार्यमें लगे हुये अधिकारियों 
को अपने कर्मचारियों व कर्मकारों सहित उक्त परिक्षेत्र में किसी भी अपेक्ष भूमि में प्रवेश करके निरीक्षण व उपरोक्त धारा द्वारा अपेक्षित 
या अनुज्ञात सभी काम करने के लिये सहर्ष प्राधिकृत करते हैं । 

कोई मी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उपरोक्त परिक्षेत्र में किसी भूमि अर्जन करने पर कोई आक्षेप हो, इस अधिसूचना के प्रकाशन 
के 30 दिनों के भीतर में अपनी आक्षेप लिखित रूप में भूमि अर्जन समाहर्ता, पी ० डब्ल्यु ० डी ० बी ० एण्ड आर ० हिसार तथा उपमण्डल 
अधिकारी ( नागरिक ) एवं भूमि अभिग्रहण कलैक्टर हांसी के समक्ष दायर करा सकता है । 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र/ गांव 


हदबस्त न ० 


क्षेत्रफल एकड़ में 


रैक्टेंगल नं ०/किला नं ० 


हिसार 


हांसी 


गगनखेड़ी 


123 


522X40 


21 


4840X9 


4, 5, 6, 15/2 


3 


= 0.48 एकड़ 


22 


10/2 


( हस्ता. ) 


अधीक्षक अभियन्ता , 
जीन्द वृत लो ० नि ० वि ० भ ० तथा स ० शाखा, 

जीन्द । 


-- 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


( BUILDING & ROADS BRANCH ) 


JIND CIRCLE 


The 8th May, 2000 


No. 846. - Where it appear to the Governor of Haryana that the land is likely to be re 
quired to be taken by Government at public expenses for a public purpose, namely constructing link road 
from Hansi Jind road to village Sisai in Hisai Distt. 


476 


HARYANA GOVT GAZ ., JULY 25 , 2000 (SRVN 3, 1922 SAKA) 


[ PARTI 


It is hereby notifiel that the land in locality på cibed below is likely to be acquired for the 
above pui pose . 

This notification is made under the provisions of section-4 of Land Acquisition Act , 1894 , to 
all whom it may concern . 

In exercise of the powers conferred of the aforesaid section , the Governor of Haryana is 
pleased to authorise the offices for the time being engaged the undertaking with their servants and 
workman , to enter upon and su : vey any land in the locality and do all other acts required or permitted 
by that section . 

Any pe sons interested , who has any objection to the acquisition of any land in the locality 
may with in 30 days of the publication of this notificatior , lile an objection in writing before the land 
Acquisition Collector , Har yana , EWD, B & R Bi . Hisai or Sub - Division Officer (Civil) Cum -Land 
Acquisition. Collector , Hansi . 


SPECIFICATION 


Distt . 


Tehsil 


Locality /Village 
Hadbast No. 


Area in 
acres 


Rectanglc Khasia No. 


Hisar 


Hansi 


Gagan Khcii/123 


522x40 


21 


4840x9 


4,5,6,15/ 2 


22 


= 0.48 
Acres 


10/2 


( Sd .) 


Superintending Engineer , 
Jind Circle P.W.D., B & R , 

Jind . 


दिनांक 19 जून , 2000 


नं ० 849.-- चुकि हरियाणा के राज्यपाल यह समझते हैं कि मूमि सरकार द्वारा सरकारी खर्च पर, सरकारी प्रयोजन 
नामतः कैथल ढाण्ड सड़क के लिये ली जानी अपेक्षित है, इसलिये एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचेनिर्दिष्ट इलाके में भूमि 
उपरोक्त प्रयोजन के लिये सम्भवत : अपेक्षित है । 


यह अधिसूचना भूमि अभिग्रहण अधिनियम , 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सब के लिये जारी की है 
जिससे यह सम्बन्धित हो । 


- 


उपरोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोजन करते हुये हरियाणा के राज्यपाल उन अधिकारियों को, जो फिलहाल अपने 
कर्मचारियों तथा कारिन्दों के साथ काम में लगे हुये हैं , इलाके में किसी प्रवेश तथा सर्वेक्षण करने और अन्य सभी कार्यों को करने के लिये 
अघिद्वारा करते हैं , जो उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत्य हैं । 


कोई हितबद्ध व्यक्ति किसे रुके में दि सी भूमि के अभिग्रहण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो , इस अधिसूचना के प्रकाशन के 
तीस दिन के अन्दर - अन्दर भूमि अभिग्रहण कलैक्टर भवन हिसार के सम्मुख लिखित रूप में आपत्ति दायर कर सकता है । 


PART I ]] 


HARYANA GOVT GAZ ., JULY 25 , 2000 (SRVN 3, 1922 SAKA) 


477 


विशिष्टयां 


जिला 


तहसील 


इलाका 


क्षेत्रफल 
एकड़ों में 


क्षेत्र के खसरा 
नं ० 


कैथल 


सोलूमाजरा 


29 


1.81 
एकड़ 


15/2, 16, 17/1, 18/2, 21/2, 22/2, 23 


30 


41 


11/2, 12 


1 


P 


। 


42 


5/2, 


4/2, 


8/2 


43 


46 


47 


. 


21/2 


5 


1 


103, 


नम्बरान खसरा : 100, 101, 102, 
104, 105. 106, 

1071 
109, 110 


108, 


( हस्ता ) 


अधीक्षक अभियन्ता , 


जीन्द वृत , लो ० नि ० वि ०, म ० तथा सड़क शाखा , 

जीन्द । 


HARYANA P.W.D. ( B & R ) BRANCH . 


The 19th June , 2000 


No. 849. - Whereas it appears to the Governor of Haryana that land is likely to be required 
to be taken by Govt. at public expenses, for a public purpose namely Kaithal to Dhand Road. It is 
hereby notified that the Land in the locality described below is likely to be acquired for the above 
purpose . 

This notification is made under the provisions of section- 4 of the Land Acquisition Act , 1894 
to all whom it may concern . 

In exercise of rhe powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana is pleased 
to authorise the officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workman to 
enter upon and survey any land in the locality and do other acts required or permitted by that section . 


Any persons interested who has any objections to the acquisition of any Land in the locality 
may within 30 days of the publication of this notification file an objection in writing before the 
District Revenue Officer - Cum- Land Acquisition Officer , Hisar . 


SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Locality 


Remarks 


Area in 
Acres . 


-n 


Kaithal 


Kaithal 


Solu Majra 


29 


181 
Acres . 


15/2 , 16 , 17/1 , 18/ 2,21/ 2. 
22/2 , 23 


478 


HARYANA GOVT GAZ ., JULY 25 , 2000 ( SRVN 3 , 1922 SAKA ) 


[ PARTI 


District 


Tohsil 


Locality 


Area in 
Acres 


Kaithal 


Kaithal 


30 


Solu Majra 
-Contd. 


11/2, 12 
41 


- 


42 


5/ 2,4/ 2,8/ 2 
43 


21/2 
46 


5 
47 


- 


1. 


Numbran Khasra : 


100 , 101 , 102, 103, 104, 105 , 
106 , 107, 108 , 109, 110 . 


(Sd .) . 


. 


Superintending Engineer , 

Jind Circle, P.W.D., B. and R. Br . Jind . 
लोक निर्माण विभाग 

भवन एवं सहक शाखा 
गुड़गांवा सर्कल , गुड़गांवा 

दिनांक 22 जून , 2000 
संख्या 28 - जी ० ए०-87- डी / 12. - चंकि हरियाणा के राज्यपाल यह अनुभव करते हैं कि भूमि सरकार द्वारा , सार्वजनिक 
खर्च पर किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिये नामत : गुड़गांवा मानेसर सड़क पर खेड़की दौला से गांव सिही के समीप तक सड़क निर्माण बार 
तहसील गुड़गांवा,जिला गुड़गांवा के लिये आपेक्षित है, एतदद्वारा घोषित किया जाता है कि नीचेविशिष्ट विवरण में वर्णित भूमि उपरोक्त 
प्रयोजन के लिये अपेक्षित है । 


- 


यह कि घोषणा 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के उपबन्धों अधीन उन सब के लिये है जिनसे यह सम्बन्धित 
है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भूमि अधिग्रहण कलैक्टर , लोकनिर्माण विभाग, भवन व मार्ग शाखा, गुड़गांवा 

और जिला राजस्य अधिकारी/ भूमि अधिग्रहण व लैक्टर गुड़गांवा की एतदद्वारा उक्त भूमि अभिग्रहित करने का आदेश लेने के 
लिये निर्देश दिया जाता है । 

भूमि के नक्शे की भूमि अभिग्रहण: द.लैंटर, लोक निर्माण विभाग, भवन तथा मार्ग शाखा, कार्यवाही इंजीनियर प्रोवससीयल 
डिविजन नं 0 1, गुड़गांवा के कार्यालय में देखा जा सकता 

विशिष्ट विवरण 


जिला 


, तहसील 


ग्राम 


रकबा 


क्षेत्र के खसरा 


हदवस्त 
नम्बर 


एकड़ में 


नम्बर 


गुड़गांवा 


गुड़गांवा 


खेड़की दौला 


161 


0.256 


24 


मिन 


1/3 


PART I ) 


HARYANA GOVT GAZ . JULY 25 , 2000 ( SRVN 3, 1922 SAKA ) 


479 


foot 


तहसील 


ग्राम 


हदवस्त 


रकबा एकड़ में 


क्षेत्र के खसरा 


गुड़गांवा 


गुड़गांवा 


खेड़की दौला - समाप्त 


25 


मिन 


317 


25 


मिन 


3/2 


TT- 0.256 5776 


- 


1 


भवीमक भमियन्ता , 
लोक निर्माण विभाग , 
भवन एवं सड़क पाखा , 
गुड़गांवा सकल, गुड़गांवा । 


.. 


HARYANA PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


BUILDING AND ROADS BRANCH , GURGAON CIRCLE 


The 22nd Junc , 2000 


No. 28 -GA-87- D /12. – Whereas the Governor of Haryana is satisfied that land described in the 
specification below is necded by Governmont at public expenses for a public purpose, namely, construction of 
road from Kherki Daula to Gurgaon Menesar Road to village Sihi in Gurgaon Distt . for which Noti 
fication No. 28 -GA-87 - D /8 , dated 3rd November, 1999 under section 4 of the Land Acquisition Act , 1894 
has been published . It is hereby declared that the land described in the specification below is required 
for the aloresaid purpose . 

This declaration is made under the provision of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 
to all whom it may concern and under the provision of section 7 of the said Act the Land Acquisition 
Collector , P.W.D. B & R Branch , Gurgaon or District Revenue Officer-cum - Land Acquisition Collector, 
Gurgaon is hereby directed to take order for the acquisition of the said land . 


Plans of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector, Haryana , 
P.W.D. B & R Branch , Gurgaon or District Revenue Officer -cum - Land Acquisition Collector , Gurgaon 
and the Executive Engineer , Provincial Division No.1, PWD B & R Branch , Gurgaon . 


SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Khasra Nos. 


1. 


Locality /Village Hadbast 

No. 


Area in 
Aeres 


Gurgaon 


Gurgaon 


Kherki Daula 


161 


0.256 


4/24/1/3 Min 
25/3/1 Min 
25/3/2 Min . 


Total Arca 


0.256 


Acres, 


( Sd .) 


Superintending Engineer , 

Gurgaon Circle 


